316 


HARYANA GOVT GAZ ., FEB . 5, 1985 ( MAGHA 16, 1906 SAKA) 


[ PART 1 


No. 10037/ C- 2. - In exercise of the powers conferred by clause (s) of section 2 of the Code 
of Criminal Procedure, 1973, and all other powers enabling him in this behalf , the Governor of 
Haryana hereby transfers the local areas of Village Adalpur from the local area of the existing Police 
Station Kanina to the local area of Police Station Mohindergarh District Mohindergarh . 

L. C. GUPTA , 
Secretary to Government , Haryana , 

Home Department , 


गृह विभाग 


दिनांक 29 जनवरी, 1985 


. 


सं ० 1472/ डी -2.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की संतुष्टि हो गई है कि नीचे वर्णित भूमि सरकार द्वारा सरकारी 
खर्च पर सार्वजनिक प्रयोजन , अर्थात् पुलिस चौकी लाखन माजरा, तहसील महम , जिला रोहतक के भवन निर्माण हेतु तुरन्त अपेक्षित 
है , जिसके लिये भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( ग ) को साथ पढ़ते हुए धारा 4 
के अधीन हरियाणा सरकार , गृह विभाग अधिसूचना सं ० 6670 /डी -2, दिनांक 11 अप्रैल , 1984 प्रकाशित की गई है, इसके 
द्वारा यह घोषित किया जाता है कि नीचे विशिष्टि में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है । 

यह अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों की 
जानकारी के लिए की जाती है । 


भूमि के नक्शे का निरीक्षण उपमण्डल अधिकारी ( नागरिक ) एवं भूमि मर्जन वलैक्टर, रोहतक 
किया जा सकता है । 


के कार्यालय में 


विशिष्टि 


गांव/ कस्बा 


परिक्षेल 


खसरा नं ० 


क्षेत्रफल 


एकड़ कनाल 


रोहत 


महम 


लाखन माजरा 


2 किल्ला खेक्ट नं ० 222 


खतौनी नं 0 336 


किला नं 0 159/8 मिन 


7 


0 


किला नं 0 159/9 


9 


2 


कुल क्षेत्र 


16 


2 


एल ० सी ० गुप्ता , 
सचिव, हरियाणा सरकार, 


गृह विभाग । 


HOME DEPARTMENT 

The 29th January , 1985 
No. 1472 /D - 2 .-- Whereas the Governor of Haryana is satisfied that the land described in 
the specification below is needed urgently by the Government at public expense, for a public 
purpose , namely, for the construction of building of Police Post Lakhan Majra , Tehsil Meham 
District Rohtak for which Haryana Government, Home Department , notification No. 6670 / D -2 
dated the 11th April , 1984, under section 4 read with clause ( c) of sub-section ( 2) of section 
17 of the Land Acquisition Act , 1894 has been published, it is hereby declared that the land 
described in the specification below is needed urgently for the above purpose . 


10 


PART IJ 


HARYANA GOVT GAZ ., FEB . 5 , 1985 (MAGHA 16 , 1906 SAKA ) 


317 


This d = claration is made under the provisions of section 6 of the Land Acquisition Act, 
1894 , for the information of all to who.n it muy 

concern . 
The plan of the land my b : inspectel in the offics of the Sub -Divisional Officer (Civil) 
cum- Land Acquisition Collector , Rohtak . 


SPECIFICATION 


District 


Tehsil 


Village / Town 


Khasra No. 


Area 


Rohtak 


Meham 


2 Killa 


Land situated 
in village 
Lakhan Majra 


Khewat No. .222 A. K. M. 
Khatoni No. 336 
Killa No. 159/8 

7 Min 
Killa No. 159/9 9 2 


Total : 


16.2 


L. C. GUPTA, Secy . 


राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर 


दिनांक 29 जनवरी, 1985 


क्रमांक 1515 - ज ( II ) -84/3158.-- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य 
में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2 (ए ) ( 1 ) तथा 3( 1) के अधीन प्रदान की 
गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए संयुक्त पंजाब के राज्यपाल , ने श्री जय चन्द, पुत्र श्री रामकरण, निवासी राजथल , 
तहसील हांसी , जिला हिसार, को संयुक्त पंजाब सरकार की अधिसूचना क्रमांक 10739- जे- एन- III 66/17263 , दिनांक 29 
जुलाई, 1966 द्वारा मंजूर की गई थी अब उसे खरीफ , 1976 से 150 रुपये वार्षिक की बजाये 200 रुपये वार्षिक तेथा रबी , 
1980 से 300 रुपये वार्षिक की बजाये 350 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत सहर्ष प्रदान करते 


दिनांक 30 जनवरी, 1985 


क्रमांक 1670 - ज-(I) -84/ 3268.- श्री प्यारे लाल शर्मा, पुत्र श्री मोहन लाल, गांव मोहल्ला सिहिगेट बल्लभगढ़, 
तहसील बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद, की दिनांक 8 जुलाई, 1984 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल , 
पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमे अाज तक सशंधन 
किया गया है ) की धारा 4 एवं 2( ए ) ( 1ए ) तथा 3( 1ए ) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री प्यारे 
लाल शर्मा की मुब्लिग 300 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना मांक 17650- जे - एन 
III - 66/ 20516, दिनांक 3 अक्तूबर, 1966 तथा 5041 बार-111-70/ 29 50 5, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 तथा 1788 
ज- (1 )-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर , 1979 द्वारा मंजूर की गई थी , अब उसकी विधवा श्रीमती रूमाली देवी के 
नाम रबी, 1985 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं । 

कामांक 45-ज-( I)-85/ 3275.- श्री नेकी राम, पुत्र श्री हटटी , गांव आहुलाना , तहसील गन्नौर जिला सोनीपत , 
की दिनांक 24 सितम्बर, 1977 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल , पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम , 
1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 4 
एवं 2( ए ) (1 ए ) तथा 3( 1 ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री नेकी राम की मुब्लिग 150 रुपये 
वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 94-ज-(II) -76/379 3, दिनांक 6 फरवरी , 1976 
द्वारा मन्जूर की गई थी , अब उसकी विधवा श्रीमती धनपति के नाम रबी, 1973 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये 
वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं । 


